निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 96 ) 


7 चैत्र 1933 ( श ) 
पटना , सोमवार , 28 मार्च 2011 


पत्र संख्या - सी0/ ई0एच0 - 38/ 2000 - 1637 / जे0 , 


विधि विभाग 


- 


- 


- 


प्रेषक , 


राजेन्द्र कुमार मिश्र, 


सरकार के सचिव , बिहार, पटना । 


सेवा में , 


महाधिवक्ता , बिहार , 


उच्च न्यायालय , पटना । 


पटना , दिनांक 23 मार्च 2011 


विषयः 


सरकारी वकील संख्या - 2 श्री आशुतोष कुमार, अधिवक्ता द्वारा दिये गए त्याग पत्र के 


सम्बन्ध में । 


महाशय , 


उपर्युक्त विषयक श्री आशुतोष कुमार , सरकारी वकील संख्या-2 उच्च न्यायालय, पटना द्वारा 


प्रेषित उनके पत्रांक - 511, दिनांक 31 जनवरी 2011 जो विद्वान महाधिवक्ता , बिहार द्वारा अग्रसारित है के 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ), 28 मार्च 2011 
आलोक में श्री आशुतोष कुमार, सरकारी वकील संख्या - 2 के पद से दिनांक 01 फरवरी 2011 के प्रभाव से 


उनके द्वारा दिये गए त्याग - पत्र को राज्य सरकार ने स्वीकृत करने की कृपा की है । 


विश्वासभाजन , 


राजेन्द्र कुमार मिश्र, 


सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 96- 571 + 100- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


